सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 भाद्र, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 738 राँची, गुरुवार , 


20 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


, 


नगर विकास एवं आवास विभाग । 


संकल्प 
16 सितम्बर , 2019 


-- 


2 . 


विषयः- छविगृह मालिकों द्वारा Maintenance Charge प्रभार्य किये जाने के संबंध में । 

संख्या-3/ न ० वि ०/सिनेमा (विविध)-104/ 2017-3796- नगर विकास विभाग की अधिसूचना 
संख्या-662, दिनांक -25.02.2015 के द्वारा झारखण्ड सिनेमा (विनियमन ) नियमावली, 2000 के नियम -27 
में उप नियम-(3) का समावेश करते हुए विभिन्न वर्गों के छविगृहों के लिए Maintenance Charge का 
प्रावधान किया गया है, जो देय करों के अतिरिक्त है । 

विदित हो कि माल एवं वस्तु कर प्रणाली ( GST ) में सभी करों का समावेश हो गया है। चूंकि 
Maintenance Charge माल एवं सेवा कर ( GST) प्रणाली के Service की श्रेणी में आता है । अतः 
झारखण्ड सिनेमा (विनियमन ) नियमावली, 2000 के अंतर्गत प्रावधानित Maintenance Charge के 
अधिरोपण को स्पष्ट करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है । 

उल्लेखनीय है कि छविगृह मालिकों के द्वारा छविगृहों की साफ - सफाई, रख -रखाव, सुरक्षा 
उपलब्ध कराने आदि की बेहतर सुविधाएँ दर्शकों को उपलब्ध कराएँ जाने के उद्देश्य से छविगृह मालिकों 
द्वारा Maintenance Charge लगाए जाने का प्रावधान किया गया है । 

अतएव उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में समयक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए जाते हैं : 


3 . 


4 . 


2 


( i ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 20 सितम्बर, 2019 
नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-662, दिनांक-25.02.2015 के प्रावधान के 
आलोक में सिनेमा टिकटों में अधिरोपित प्रावधानित Maintenance Charge माल एवं 

सेवा कर ( GST ) प्रभावी होने के पश्चात् भी यथावत रहेंगे। 
(ii ) Maintenance Charge की राशि टिकटों/विपत्रों पर स्पष्ट अंकित किया जाएगा। 
( iii ) छविगृह मालिक Maintenance Charge पर माल एवं सेवा कर ( GST ) का भुगतान करेंगे। 
( iv ) छविगृह मालिकों के द्वारा Maintenance Charge के रूप में वसूल की गयी राशि 

छविगृहों के रख-रखाव / सुरक्षा/ सुविधाएँ पर व्यय किया जाएगा । 
प्रस्ताव पर वाणिज्य कर विभाग , झारखण्ड , राँची की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त है । 


5 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


अजय कुमार सिंह 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 738 -- 50 


